N 


HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 


संख्या 372 


राँची , बुधवार 


27 मई, 2015 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
21 मई , 2015 


संख्या . 06A/ न .वि ./ विविध- 23/ 2015..1842 -- झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम- 1981 


( अंगीकृत ) तथा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ( संशोधन ) अधिनियम 2006 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करते हुए राज्य सरकार भवन उप विधि- 2002 एवं यथा संशोधित- 2006 में निम्नांकित संशोधन करती है . 


उक्त भवन उप विधि की कंडिका- 9.1 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नई कंडिका जोड़ी 
जाती है जिसके अनुसार भवन निर्माता स्वीकृत नक्शे के अनुसार Plinth Level तक निर्माण करने के 
उपरान्त निकाय| प्राधिकार को जाँच हेतु सूचना देगा। निकाय | प्राधिकार के पदाधिकारी अधिकतम तय 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 27 मई, 20 15 
समय सीमा 15 ( पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्थल निरीक्षण करेगा तथा Plinth Level तक निर्माण भवन उप 


विधि ( स्वीकृत नक्शा) के अनुसार अनुमान्य पाए जाने पर निकाय/ प्राधिकार द्वारा निर्माणकर्ता को निर्माण 
कार्य जारी रखने हेतु दस दिनों के अन्दर पत्र निर्गत करेगा । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 72 – 50 + 200 । 


